निबंधन संख्या पी0टी0-40 





बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 HATa 1942 (210) 
(सं० पटना 78) पटना, शुक्रवार, 29 जनवरी 2021 








बिहार विधान परिषद्‌ 





vi/K puk 
18 नवम्बर 2020 


संख्या-वि०प०अ० प्र ०--189/2015-1151(1)/वि०प०--निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या- 
बी ०।-3-72/2020-73, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के अधीन बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के निर्वाचन 
परिणाम से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-308/ बिहार-वि ०स ०/2020 दिनांक 11.11.2020 के 
आलोक में निर्वाचन क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड, निर्वाचन क्षेत्र संखया-32 बेनीपट्री, निर्वाचन क्षेत्र संखया-163 बेलहर एवं 
निर्वाचन क्षेत्र संख्या-186 दानापुर को भरने के लिए सम्यक्‌ रूप से निर्वाचित घोषित किये जाने के फलस्वरूप क्रमश: 
बिहार विधान परिषद्‌ के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2015 में सीतामढ़ी और शिवहर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से 


निर्वाचित श्री दिलीप राय, द्विवार्षिक निर्वाचन, 2016 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री विनोद नारायण 
झा, द्विवार्षिक निर्वाचन, 2015 में भागलपुर और बांका स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री मनोज यादव 
एवं द्विवार्षिक निर्वाचन, 2015 में पटना स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री रित लाल राय का स्थान 
बिहार विधान मंडल (सम सामयिक सदस्यता प्रतिषेध) अधिनियम, 1950 की धारा-3(2) के अधीन दिनांक 11 नवम्बर, 
2020 से बिहार विधान परिषद्‌ में रिक्त हो गई है । 

माननीय कार्यकारी सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ के आदेश से, 


विनोद कुमार, 
कार्यकारी सचिव । 














अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट (असाधारण) 78-571+15-डी0टी0पी0। 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


